निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 580 ) पटना , मंगलवार , 4 जुलाई 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 

- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

___ 16 जून 2017 
सं0 नि० प्रा०/विधि 01 - 27 / 2017- 490 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 399 दिनांक 26.05. 
2017 द्वारा प्रथम चरण निर्वाचन के लिए अधिसूचित सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति 
का निर्वाचन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 580 - 571 +50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


